रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 346 ] 
No. 346 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


2 . 


3383 GI / 2022 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 20052022-235912 


CG - DL - E - 20052022-235912 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 मई , 2022 

सा.का.नि. 363 ( अ ) . – केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 469 की उपधारा 
( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 3 , धारा 4 , धारा 5 की उपधारा ( 5 ) और उपधारा ( 6 ) , धारा 6 , धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) , धारा 8 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) , धारा 12 की उपधारा ( 2 ) , उपधारा ( 3 ) , 
उपधारा ( 4 ) और उपधारा ( 5 ) और धारा 13 की उपधारा ( 3 ) , उपधारा ( 4 ) और उपधारा ( 5 ) के परंतुक , धारा 14 की 
उपधारा ( 2 ) , धारा 17 की उपधारा ( 1 ) और धारा 20 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , कंपनी ( निगमन ) नियम , 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1 . 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी ( निगमन ) दूसरा संशोधन नियम , 2022 है । 

( 2 ) ये 01 जून , 2022 से प्रवृत्त होंगे । 

कंपनी ( निगमन ) नियम , 2014 में , 

प्ररूप सं . आईएनसी -9 के स्थान पर , निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा , अर्थात् : 


( क ) . 

" कंपनी ( निगमन ) नियम , 2014 के नियम 15 और 

कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 7 ( 1 ) ( ग ) के 
अनुसरण में 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 20 , 2022 / वैशाख 30 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , MAY 20 , 2022 / VAISAKHA 30 , 1944 


( 1 ) 


प्ररूप संख्या आईएनसी -9 

अभिदाताओं और प्रथम निदेशकों द्वारा घोषणा 


2 


1 . 

कंपनी का नाम 

2. ( क ) यह घोषणा निम्न के संबंध में है : 


प्रथम अभिदाताओं की कुल संख्या 

( गैर - वैयक्तिक + वैयक्तिक ) 

गैर - वैयक्तिक प्रथम अभिदाताओं की संख्या 


वैयक्तिक प्रथम अभिदाताओं सह - निदेशकों की संख्या 

कुल निदेशकों की संख्या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( निदेशक जो अभिदाता + अभिदाता - सह - निदेशक नहीं हैं जैसा कि 
ऊपर पंक्ति 3 में दिया है ) 


2 ( ख ) गैर - वैयक्तिक प्रथम अभिदाताओं का प्राधिकृत व्यक्ति 

I. 

आयकर स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 


मैं 

सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 


2 ( T ) 

] . 


मैं 


वैध 
होना 


घोषणा 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के 
लिए दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 


डीआईएन वैध डीआईएन न होना 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के 
साथ धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा किसी कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ ; 


............. 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर - ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है , और इसे प्राप्त किया गया है तथा यह इसके साथ संलग्न है , या 


......... 


■ मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है ; और 


कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी 
जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी 

डीएससी बॉक्स 


वैयक्तिक प्रथम अभिदाताओं का विवरण ( अभिदाता - सह - निदेशक के अतिरिक्त ) 

निदेशक पहचान संख्या ( डीआईएन ) 


.......... 


घोषणा 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 

मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के 
लिए दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 


II . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के 
साथ धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा किसी कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ ; 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर - ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है , और इसे प्राप्त किया गया है तथा यह इसके साथ संलग्न है , या 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है ; और 


■ कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी 
जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी 

डीएससी बॉक्स 


आयकर स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 


........... 


घोषणा 

मैं 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 
सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के 
लिए दोषी नहीं पाया गया हूँ , और 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के 
साथ धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा पंजीकरण कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ , 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर - ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है , और इसे प्राप्त किया गया है तथा यह इसके साथ संलग्न है , या 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है ; और 


■ कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी 
जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी डीएससी बॉक्स 


2 ( घ ) वैयक्तिक प्रथम अभिदाता - सह - निदेशक ( कों ) का विवरण 

] . 

निदेशक पहचान संख्या ( डीआईएन ) 


घोषणा 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 


मैं 

सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 

मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के 


3 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


लिए दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 

मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के 
साथ धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा कोई कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर - ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है , और इसे प्राप्त किया गया है तथा यह इसके साथ संलग्न है , या 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है ; और 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


■ कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी 
जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी 

डीएससी बॉक्स 


II . आयकर स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 


घोषणा 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 


मैं 

सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के 
लिए दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के 
साथ धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा कोई कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ ; 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर - ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है , और इसे प्राप्त किया गया है तथा यह इसके साथ संलग्न है , या 


मुझे शेयरों के अभिदान से पूर्व विदेशी विनिमय प्रबंधन ( गैर ऋण लिखत ) नियम , 2019 के अधीन पूर्व 
अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है ; और 


कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी 
जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी 

डीएससी बॉक्स 


2 ( ङ ) निदेशकों का विवरण ( प्रथम अभिदाताओं के अतिरिक्त ) 

I. निदेशक पहचान संख्या ( डीआईएन ) 


घोषणा 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 


मैं 

सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए 
दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 

मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के साथ 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


II . आयकर स्थायी लेखा संख्या ( पैन ) 


धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा कोई कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 

■ कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी जानकारी 
तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी 

डीएससी बॉक्स 


घोषणा 

उपर्युक्त प्रस्तावित नामित कम्पनी के ज्ञापन पत्र का अभिदाता होने के नाते एतदद्वारा 


मैं 

सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि : 


5 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन , गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए 
दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 


मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के साथ 
धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा कोई कर्त्तव्य - भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ ; और 


■ कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी जानकारी 
तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है । 

डीएससी 

डीएससी बॉक्स 


( ख ) प्ररूप सं . आईएनसी -32 ( स्पाइस + ) में , घोषणा में , अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" मैं , प्रस्तावित निदेशकों की ओर से , एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक 
है , जिसकी सीमा भारत के साथ मिलती है , गृह मंत्रालय , भारत सरकार से आवश्यक सुरक्षा अनापत्ति स्वीकृति के साथ 
संलग्न की जाएगी । 

0 हां 

है ) " | 


● नहीं ( यदि हाँ , का विकल्प चुना गया है तो सुरक्षा अनापत्ति की एक प्रति संलग्न की जानी 


[ फा . सं . 1 / 13 / 2013 - सीएल- V , पार्ट- IV ] 
मनोज पाण्डेय , संयुक्त सचिव 

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -2 , खंड 3 , उपखंड ( I ) में संख्या सा.का.नि. 250 ( अ ) तारीख 31 मार्च , 2014 
द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 291 ( अ ) तारीख 08 अप्रैल , 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए । 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 20th May , 2022 

G.S.R. 363 ( E ) . – In exercise of the powers conferred under section 3 , section 4 , sub - sections ( 5 ) and ( 6 ) of 
section 5 , section 6 , sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 7 , sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 8 , sub - sections ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) 
and ( 5 ) of section 12 , sub - sections ( 3 ) , ( 4 ) and proviso to sub - section ( 5 ) of section 13 , sub - section ( 2 ) of section 14 , 
sub - section ( 1 ) of section 17 , sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 20 read with sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 469 of 
the Companies Act , 2013 ( 18 of 2013 ) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the 
Companies ( Incorporation ) Rules , 2014 , namely : 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1. Short title and commencement . ( 1 ) These rules may be called the Companies ( Incorporation ) Second Amendment 
Rules , 2022 . 


( 2 ) They shall come into force with effect from 1st June , 2022 . 

2. In the Companies ( Incorporation ) Rules , 2014 , 

( a ) for FORM No.INC - 9 , the following Form shall be substituted , namely : - 


" Pursuant to Sections 7 ( 1 ) ( c ) to the Companies 

Act , 2013 and rule 15 of the Companies 
( Incorporation ) Rules , 2014 


I. 


1. Name of the Company 

2. ( a ) This declaration is in respect of : 


Total number of first subscribers 

( non - individual + individual ) 

Number of non - individual first subscriber ( s ) 

Number of individual first subscriber ( s ) cum director ( s ) 

Total number of directors 

( director ( s ) who is / are not subscriber ( s ) + subscriber ( s ) cum 
director ( s ) as mentioned in above Row no . 3 ) 


2 ( b ) Authorized person of non - individual first subscriber ( s ) 


Income - tax Permanent Account Number ( PAN ) 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


hereby solemnly declare and affirm that : 


FORM NO . INC - 9 

Declaration by Subscribers and First 
Directors 


Having valid DIN 


Not having 
valid DIN 


Declaration 

being the subscriber to the memorandum , of the above named proposed company , 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; 


□ I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained , and is enclosed 
herewith . or 

□ I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


DSC 


I 


Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and 


I. Director Identification Number ( DIN ) 


DSC 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


2 ( c ) Particulars of individual first subscriber ( s ) ( other than subscriber cum director ) 


hereby solemnly declare and affirm that : 


DSC BOX 


Declaration 

being the subscriber to the memorandum , of the above named proposed company , 


7 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; 


I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained , and is enclosed 
herewith . or 


I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and 


DSC BOX 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


II . Income - tax Permanent Account Number ( PAN ) 


I 

hereby solemnly declare and affirm that : 


Declaration 

being the subscriber to the memorandum , of the above named proposed company , 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; 


I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained , and is enclosed 
herewith . or 


8 


DSC 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


DSC 


I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and 


2 ( d ) Particulars of individual first subscriber ( s ) cum directors 

I. Director Identification Number ( DIN ) 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


DSC BOX 


DSC 


the above named proposed company , hereby solemnly declare and affirm that : 


Declaration 

being the subscriber to the memorandum and named as first director in the articles , of 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; 


I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained , and is enclosed 
herewith . or 


I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


DSC BOX 


II . Income - tax Permanent Account Number ( PAN ) 


the above named proposed company , hereby solemnly declare and affirm that : 


Declaration 

being the subscriber to the memorandum and named as first director in the articles , of 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; 


I am required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and the same has been obtained , and is enclosed 
herewith . or 


I am not required to obtain the Government approval under the Foreign Exchange Management ( Non - debt 
Instruments ) Rules , 2019 prior to subscription of shares and 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


DSC BOX 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

2 ( e ) Particulars of directors ( other than first subscribers ) 


I. Director Identification Number ( DIN ) 


I 

hereby solemnly declare and affirm that : 


DSC 


I 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Declaration 

being named as first director in the articles , of the above named proposed company , 


DSC 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; and 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


DSC BOX 


II . Income - tax Permanent Account Number ( PAN ) 


hereby solemnly declare and affirm that : 


9 


Declaration 

being named as first director in the articles , of the above named proposed company , 


I have not been convicted of any offence in connection with the promotion , formation or management of 
any company during the preceding five years ; and 


I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under 
this Act or any previous company law during the preceding five years ; and 


All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is 
correct and complete and true to the best of my knowledge and belief . 


DSC BOX " . 


( b ) in FORM No.INC - 32 ( SPICe + ) , in Part - B , in Declaration , the following shall be inserted at the end , namely : 

" I , on behalf of the proposed directors , hereby declare that person seeking appointment is a national of country 
which shares a land border with India , necessary security clearance from Ministry of Home Affairs , Government of 
India shall be attached with the consent . O Yes O No. ( if yes is opted , a copy of the security clearance is to be 
attached ) " . 


[ F. No. 1 / 13 / 2013 - CL - V , Vol.IV ] 
MANOJ PANDEY , Jt . Secy . 

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , section 3 , sub - section ( 1 ) vide 
number G.S.R.250 ( E ) dated the 31st March , 2014 and last amended , vide number 291 ( E ) dated the 8th April , 2022 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 
MANOJ 

KUMAR 
VERMA 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR VERMA 
Date : 2022.05.20 
22:34:18 + 05'301 


